रजिस्ट्री संडी एल - 33001 /99 


REGD . NO. D. L.-33001/99 


मयमेवजी 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 51 
No. 5 ] 


नई दिल्ली, शनिवार , मार्च 17, 2001 / फाल्गुन 26 , 1922 . . 
NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 17, 2001/PHALGUNA 26, 1922 : 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन 

के रूप में रखा जा सके 
Separate Paging is given to this part in order that it may be filed as a 

separate compilation 


भाग II - खण्ड 4 
PART II - Section 4 


रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश 
Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence 


रक्षा मंत्रालय 

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2001 
का . नि . आ . 32. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और रक्षानिरीक्षण संगठन , 
रक्षा मंत्रालय, सिविलियन सहायक सुरक्षा अधिकारी, भर्तीनियम, 1983 को , उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले 
किया गया है या करने से लोप किया गया है, रक्षा मंत्रालय के अधीन क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय संगठन में सिविलियन सहायक सुरक्षा 
अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ --- ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय, क्वालिटी आश्वासन महानिदेशालय ( सिविलियन 
सहायक सुरक्षा अधिकारी ) भर्ती नियम , 2001 है । 

(2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. पद -संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : - उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन 
नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से स्तंभ 4 में विनिर्दिष्ट है । 

3. भर्ती की पद्धति , आयु - सीमा , अर्हताएं आदि : - उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु - सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित 
अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से संभ 14 में विनिर्दिष्ट हैं । 

4. निरहता : - यह व्यक्ति, 


( क ) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया है ; या 


( ख ) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुएकिसी व्यक्ति से विवाह किया है ; 
689 GI/ 2001 - . 

( 229) 


230 


• THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 17 , 2001/ PHALGUNA 26 , 1922 


[ PART II - SEC . 4] 


- 


- 


- 


- 


उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा : 

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि 
के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी । 

5. शिथिल करने की शक्ति : - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है , वहां वह उसके 
लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके , इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के 
व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी । 


6. व्यावृत्ति : - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु - सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका 
केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय - समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों , भूतपूर्व सैनिकों और 
अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है । 


अनुसूची 


पद का नाम 


वर्गीकरण 


पदों की 
संख्या 


सीधे भर्ती किए जाने वाले 
व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा 


वेतनमान योग्यता के आधार 

पर चयन या चयन 
सह ज्येष्ठता अथवा 
अधयन पद 


सेवा में जोड़े गए वर्षों 
का फायदा केन्द्रीय 
सिविल सेवा (पेंशन ) 
नियम, 1972 के 
नियम 30 के अधीन 
अनुज्ञेय है या नहीं 


5 


लागू महीं होता 


लागू नहीं होता 


1 
सिविलियम 
सहायक 
सुरक्षा 
अधिकारी 


2 
8 * 
( 2001 ) 
" कार्यभार 
के आधार 
पर परिवर्तन 
किया जा 
सकता है । 


3 4 
साधारण केन्द्रीय 6500 - 200 
सेवा समूह ख 10500 रु० 
राजपत्रित, 
अननुसधिषीय 


चयन - सह 
ज्येष्ठता 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित 
शैक्षिक और अन्य अर्हताएं 


सीधे भर्तीकिए जाने वाले व्यक्तियों के लिए 
विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत 
व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं 


परिवीक्षा की अवधि, यदि 
कोई हो 


10 


लागू नहीं होता 


लागू नहीं होता 


दो वर्ष 


भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या 
प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों 
द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता 


प्रोन्नति/ प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां 
जिनसे प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति/ आमेलन किया जाएगा 


11 


12 


प्रोन्नति , जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा प्रोन्नति : - ( क ) 50 % 4500 - 7000 रु० के वेतममान में ऐसे सुरक्षा सहायक श्रेणी 

" क " से प्रोन्नति, जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष नियमित सेवा की है । 


( ख ) 50 % 4000 - 6000 रु . के वेतनमान में ऐसे पर्यवेक्षक ( अतकनीकी ) से प्रोन्नति , 
जिन्होंने उस श्रेणी में तेरह वर्ष नियमित सेवा की है । 


. [ भाग II --- खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : मार्च 17 , 2001/ फाल्लान 26 , 1922 


231 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में , जिन्होंने अपनी अहंकापात्रता सेवा पूरी कर 
ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी 
उनसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित जिन्होंने ऐसे आईक/ पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है , 
विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अहंक/पात्रता सेवा, 
अपेक्षित अहंक/ पात्रता सेवा के आधे से अधिक से था दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो , कम 
से न हो और उन्होंने अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । . 
प्रतिनियुक्ति : - केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारी, 
( क)( 1 ) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं , या 
( 2 ) जिन्होंने 5500 - 9000 रु . के धेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष नियमित सेवा की है , या 
(3 ) जिन्होंने 5000 - 8000 रु० के वेतनमान पालें पदों पर 6 वर्ष नियमित सेवा की है, और 


( ख ) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है :. .. 


आवश्यक : ( 1 ) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य । 


( 2 ) सुरक्षा अधिकारी/ अग्निशमन अधिकारी के रूप में 5 वर्ष का अनुभव । 
वांछनीय : अग्नि - शमन का प्रशिक्षण पूरा किया हो । 


टिप्पण : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य 
संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर- बाह्य पद पर 
प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति द्वारा 
नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु - सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष 
से अधिक नहीं होगी । 


- 


- 


- 


यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना 


भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा 
आयोग से परामर्श किया जाएगा 


13 


14 


संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है । 


समूह " ख " विभागीय प्रोन्नति समिति : 

1. अपर महानिदेशक , क्वालिटी आश्वासन, रक्षा मंत्रालय 


- अध्यक्ष 


2. अपर निदेशक ( प्रशासन ), क्वालिटी आश्वासन 

महानिदेशालय मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय 


- सदस्य 


3. संयुक्त निदेशक ( कार्मिक ), क्वालिटी आश्वासन 

महानिदेशालय मुख्यालय, रक्षा मंत्रालय 


[ फा . सं056064/ आर आर/ डी जी क्यू ए/ प्रशा- 6बी ] 


एस० एम० त्रिपाठी , अवर सचिव 


232 


THE GAZETTE OF INDIA :MARCH 17, 2001/PHALGUNA 26 , 1922 


(PART II — SEC". 41 


TIPI 


ROLA 


MINISTRY OF DEFENCE 


New Delhi, the 26th February, 2001 
S . R . O . 32 . - In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in 
supersession of the of the Defence Inspection Organisation , Ministry of Defence, Civilian Assistant Security Officer, 
Recruitment Rules , 1983 , except as respects things done or omitted to be done before such supersession , the President 
hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Civilian Assistant Security 
Officer in the Directorate Gencral of Quality Assurance Organisation under the Ministry of Defence, namely :-- 

1. Short title and commencement. - ( 1) These rules may be called the Ministry of Defence, Directorate 
General of Quality Assurance (Civilian Assistant Security Officer) Recruitment Rules, 2001. 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2 . Number of posts , clasification and scale of pay.-- - The number of the said post, its classification and 
the scale of pay attached thereto , shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules. 

3. Method of recruitment, age limit and qualifications etc.-- The method of recruitment to the said post, agc 
limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specific in columns 5 to 14 of the aforesaid 
Schodulc . 

4 . Disquallfication . — No person , - 

(a ) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living , or 

(b ) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person . 
shall be eligible for appointment to the said post : 

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal 
law applicable to such person and the other party to the marriage and that therc are other grounds for so doing, 
exempt any person from the operation of this Rulc. 

5. Power to relax.. - Where the Central Government is of thc opinion that it is necessary or expedient to do 
so , it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commis 
sion , relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons. 

6 . Saving . — Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other coneessions 
required to be provided for the Scheduled Castcs, thc Scheduled Tribes, thc Ex -scrvicemen and other special catego 
ries of persons in accordance with thc orders issued by the Central Government from time to time in this regard . 

SCHEDULE 


Name of 


Scale of 


No. of 
Posts 


Classi 
fication 


post 


play 


(Rs.) 


Whether 
· selection 

by merit or 
selection 
cum - seniority 
or non 
selection 
post 


Age limit for direct Whether benefit 
recruits 

of added years of 
service admissible 
under rule 30 of 
the Central Civil 
Service ( Pension ) 
Rules, 1972 


3 


6500 -200 
10500 


Not applicable 


Not applicable 


18* 


(2001) 


Civilian 
Assistant 
Security 
Officer 


Selection - 
cum 
seniority 


* Subject 
to variation 
dependent 
on work 
load . 


General 
Central 
Service 
Group B 
Gazetted , 
Non 
Ministerial 


( 47 ) Il - 74] 


TCT 


1 TM9 : 41 17 , 2001/ 9 


F 26 , 1922 


233 


Period of 
probation , if 
any 


Educational and other Whether age and 
qualifications required for educational quali 
direct recruits 

fication prescribed 
for direct recruits 
will apply in case of 
promotees 


Method of recruitment 
whether by direct 
recruitment or by pro 
motion or by deputation 
absorption and percen 
tage of the post to be 
filled by various methods 


In case of recruitment 
by promotion or depu 
tation or absorption 
grades from which 
promotion or deputa 
tation absorption to 
be made 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


10 


12 


8 
Not applicable 


9 
Not applicable 


Two years 


Promotion failing which by 
deputation 


Promotion : 
(a )50 % pranation from 
Security Assistant grade 
A in the pay scale of 
Rs 4500-7000with eight 
years regular service 
in the grade. 
(b ) 50 % promotion 
from Supervisor 
(Non - Technical) in 
the pay scale of Rs. 
4000 -6000 with thir 
teen years regular 
service in the grade. 
Note : Where juniors 
who have completed 
their qualifying / eli 
gibility service are 
being considered for 
promotion , their se 
niors would also be 
considered provided 
they are not short of 
the requisite qualify 
ing/ eligibility service 
by more than half of 
such qualifying /eligi 
bility service or two 
years, whichever is 
less, and have suc 
cessfully completed 
their probation pe 
riod for promotion to 
the next higher grade 
alongwith their jun 
iors who have al 
ready completed 
such qualifying/eligi 
bility service. 
Deputation : 1 
Officers of the Central 
Government 
(a ) (i) Holding analo 
gous posts on regular 
basis; or 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


234 


THE GAZETTE OF INDIA :MARCH 17 , 2001/PHALGUNA 26 , 1922 


PART II - SEC. 41 


12 


( ii) With three years 
regular service in 
posts in the scale of 
Rs. 5500 - 9000 ; or 
( iii ) With six years 
regular service in 
posts in the scale of 
Rs. 5000 -8000 ; and 
(b ) Possessing the 
following educa 
tional qualifications 
and experience : 
Essential 


( i ) Degrec of a 
recognised university 
or equivalent 
(ii) five years expe 
rience as Security 
Officer/Fire Officer 
Desirable 
Completion of train 
ing in fire fighting 
Note : Period of 
deputation including 
pcriod of deputation 
in another ex -cadro 
post held immcdi 
ately preceding this 
appointment in the 
sane or some other 
Organisation /Depart 
ment of the Central 
Government shall or 
dinarily not to cx 
cccd thrcc ycars. The 
maximum age limit 
for appointment by 
depulation shall be 
nou cicccding 50 
years as on the clos 
ing dalc of roccipi of 
applications, 


If a Departmental Promotion Committee exists ,what is its 
composition 


Circumstances in which Union Public Servicc Conunis 
sion is to be consulted in making recruitment 

4 
Consultation with the Union Public Scrvicc 
Commission not necessary . 


Group B Departmental Promotion Committee : 


1. Additional Director General Quality Assurance , 

Ministry of Defence 


- Chairman 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : मार्च 17, 2001/फाल्गुन 26, 1922 


235 


- 


- 


- 


- 


13 


2. Additional Director (Administration ), Directorate 

General of Quality Assurance Headquarters, 

Ministry of Defence 
3. Joint Director (Personnel), Directorate General Quality 

Assurance Headquarters, Ministry of Defence 


- Member 


Member 


[File No. 59064 /RR /DGQA / Adm ./6B ] 

S . N . TRIPATHI, Under Secy . 


मई दिल्ली, 19 फरवरी , 2001 


का . नि . आ . 33. - राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान 
और विकास विभाग, उध्य प्रौद्योगिकी जलयान कार्यक्रम ( सुरक्षा अधिकारी ) भर्ती नियम, 2000 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते 
हैं , अर्थात् : 

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -- ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम रक्षा मंत्रालय , रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग , उच्च प्रौद्योगिकी 
जलयान कार्यक्रम ( सुरक्षा अधिकारी ) संशोधन भर्ती नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृस होंगे । 

2. रक्षा मंत्रालय, रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग, उच्च प्रौधागिकी जलयान कार्यक्रम ( सुरक्षा अधिकारी ) भर्ती नियम, 2000 की 
• अनुसूची में 

( 1 ) संभ 12 में शीर्षक " आवश्यक " के अधीन विधमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा 
( क ) (i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में डिग्री या समतुल्य । 

( ii ) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से औधोगिक सुरक्षा में डिप्लोमा या समतुल्य । 
( iii ) किसी कारखाने में पर्यवेक्षीय हैसियत में कार्य करने का दो वर्ष का अनुभव । 


- 


- 


--- 


या 


( ख ) ( i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में डिप्लोमा या भौतकी या रसायन 

शास्त्र में डिग्री या समतुल्य ।। 
( ii ) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से औधोगिक सुरक्षा में डिप्लोमा या समतुल्य । 
(iii ) किसी कारखाने में पर्यवेक्षीय हैसियत में कार्य करने का चार वर्ष का व्यावहारिक ज्ञान । 


या 


( ग)(i ) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री/डिप्लोमा या समतुल्य । 

( ii ) किसी मान्यताप्राप्त संस्था से औद्योगिक सुरक्षा में डिप्लोमा या समतुल्य । 
(ii) किसी उद्योग या किसी संस्था में दुर्घटना निवारण के क्षेत्र में प्रशिक्षण, शिक्षा परामर्शी या अमुसंधान में डिग्रीधारकों के 
लिए पांच वर्ष का व्यवहारिक अनुभव या डिप्लोमा धारकों के लिए सात वर्ष का व्यवहारिक अनुभव । 

[ सं. 1/ए/ 012/ 03 / एटीपीपी/पर्स ] 

- एन. सी. एस. नेगी, उप सचिव 
New Delhi, the 19th February, 2001 
S .R . O . 33. In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution , the President 
hereby makes the following rules to amend the Ministry of Defence, Department of Defence Research and Develop 
ment, Advanced Technology Vessels Programme (Safety Officer) Recruitment Rules, 2000 , namely : 

- 1. Short title and commencement. — (1 ) These rules may be called the Ministry of Defence , Department of 
Defence Research and Development, Advanced Technology , Vessels Programme ( Safety Officer ) (Amendment) re 
cruitment Rules, 2001. 


236 


THE GAZETTE OF INDIA : MARCH 17 , 2001/PHALGUNA 26 , 1922 


[ PART II - SEC. 4 ] 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette. 

2. In the Schedule of Ministry of Defence, Department of Defence Research and Development Advanced 
Technology Vessels Programme (Safety Officer) Recruitment Rules, 2000.. . 

( 1) In Column 12, under the title " Essential , existing entries shall be substituted as under :---. . 

A . (i) Degree in any branch of Engineering or Technololgy from a recognised University or equivalent. 

( ii ) Diploma in Industrial Safety from a recognised Institution or equivalent. 
(iii) Two years experience of working in a Factory in a Supervisory capacity. 

OR 


B . (i) Diploma in any branch of Engineering or Technololgy or Degree in Physics or Chemistry from 

a recognised University or equivalent. 
(ii) Diploma in Industrial Safety from a recognised Institution or equivalent. 
(iii) Four years practical experience of working in a Factory in a Supervisory capacity . 


OR 


- 


का 


C . (i) Degree/ Diploma in Engineering or Technology from a recognised University or equivalent. 

(ii) Diploma in Industrial Safety from a recognised Institution or equivalent. 
( ii ) Five years practical experience for Degree holders or seven years practical experience for Diploma 

holders in Training Education , Consultancy or Research in the field of Accident Prevention in Industry 
or any Institution . 

[No . 1/A /012/03/ATVP /PERS) 

___ N. C. S. NEGI, Dy. Secy . 
नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2001 
का . नि . आ . 34. - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा 
अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग- इन - चीफ, दक्षिण कमान द्वारा ले. कर्नल डी. सी. डोगरा का त्यागपत्र स्वीकृत कर लिए जाने के 
कारण छावनी परिषद, औरंगाबाद में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 

[ फा. सं. 19147/ औरंगाबाद/ सी / डीई/ 96 / 885/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी . आर. मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi, the 27th February, 2001 
S . R . O . 34. — In pursuance of Sub -Section (7 ) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ) the 
CentralGovernment hereby notifies that a vacancy has accurred in the membership ofthe Cantonment Board Aurangabad 
by reason of acceptance by the General Officer Commanding- in - Chief, Southern Command of resignation of Lt. Col. 
D . C . Dogra. 

[ F. No. 19/47/ Aurangabad/ C / DE/96/ 885/ D ( Q & C )] 

D . R. MEHRA, Under Secy . 
नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2001 
का . नि . आ . 35. - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार एतद्वारा 
अधिसूचित करती है कि स्टेशन कमांडर, औरंगाबाद ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ख ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए मेजर आर. एस . जादव को छावनी बोर्ड औरंगाबाद का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन ले. कर्नल डी . सी . डोगरा के स्थान परकिया 
गया है । जिमका त्याग पत्र स्वीकृत हो चुका है । 

[ फा . सं. 19/ 47 / औरंगाबाद/ सी / डीई/ 96/ 885 / डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी . आर. मेहरा, अवर सचिव 


237 


-- - - 


- - .. - . - - 


- 


- - 


332223D 


- - - - - - - = - = - - - - . - - - -- . 


[ भाग II - खण्ड + ] 

भारत का राजपत्र : मार्च 17 , 2001/ फाल्गुन 26, 1922 
- - - - - - - -- - -- - - 

- - - - - - - -- -- - - - - - - - - - - -- - - - ---- - - ---- - - 

New Delhi, the 27th February , 2001 
S . R . O . 35 . — In pursuance of Sub -Section ( 7 ) of Scction 13 of the Cantonments Act, 192 + (2 of 1924 ) the 
Central Government hereby notifies thatMajor 2 S . Jadhav bcen nominalod as a member of the Cantonment Board 
Aurangabad by the Station Commander Aurangabad in exercise of the powers conſerred under Clause ( e) of Sub -section 
( 3) of Section 13 of that Act vice Lt. Col. D . C. Dogra whose resignation has been accepted . 

[ F. No . 19/ 47/ Aurangabad/ C / DE / 96 / 885 / D ( Q &. C )] 

D . R. MEHRA. Under Secy . 
नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2001 
का . नि . आ . 36.--- छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार द्वारा 
अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग - इन - चीफ, मध्य कमान द्वारा ले. कर्नल एन. डी. एस, कटौच का त्यागपत्र स्वीकृत कर लिए जाने 
के कारण छावनी परिगद, बबीना में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 


[ फा , सं . 19 / 16 / बबीना/ सी / डीई/ 96 /940 / डी ( क्यू एण्ड सी ) । 


डी . आर. मेहरा , अपर सचिव 
New Delhi, the 28th February , 2001 
S . R . O . 36. --In pursuance of Sub- Section ( 7) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 ( 2 of 1924 ) the 
Central Government hereby notifies that a vacancy has accurred in the membership of the Cantonment Board Babina 
by reason of acceptance by the General Officer Commanding -in - Chief, Central Command of resignation of Lt. Col. 
ND. S. Katoch. 

[ F. No. 19/ 16/ Babina/ C/DE/ 96 / 940/ D (QRC ) 

D . R . MEIARA, Under Secy . 
नई दिल्ली, 28 फरवरी , 2001 


का . नि . आ . 37. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का : ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण मे केंद्रीय सरकार एसदद्वारा 
अधिसूचित करती है कि स्टेशम कमांडर , बबीमा ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ख ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हुए मेजर पारस श्रासनेट को छावनी बोर्ड बबीना का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन ले. कर्नल एन. डी . एस. कटौच के स्थान पर किया गया 
है । जिनका त्याग पत्र स्वीकृत हो चुका है । 


[ फा . सं . 19/ 16/ पीना/ सी / डीई/ 96 /9:10 / डी ( क्यूए सी) ] 

डी . आर. मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi, the 28th February, 2003 
S . R . O . 37. — In pursuance of Sub -section ( 7 ) of Section 13 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924 ) The 
Central Government hereby notifics that Major Paras Basnett been nominated as a member of the CantonmentBoard 
Babina by the Station Commander Babina in exercise of the powers conferred under Clause ( e ) of Sub -section ( 3 ) of 
Section 13 of that Act vice Lt. Col. N. D . S. Katoch whose resignation has been ascepted. 

F. No. 19/16 / Babin / C /DE/ 96 /940/ D ( Q & C )] 

D. R. MEHRA, Under Secy 
नई दिल्ली, 28 फरवरी , 2001 
का. नि . आ . 38. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2) की धारा 13 की उपधारा ( 7) में अनुसरण में केंद्रीय सरकार एतद्वारा 
अधिसूचित करती है कि जनरल आफिसर कमांडिंग - इन - चीफ , दक्षिण कमान द्वारा ले . कर्नल सतबीर सिंह का त्यागपत्र स्वीकृत कर लिए जाने के 
कारण छावनी परिषद, बेलगाम में सदस्या का एक पद रिक्त हो गया है । 


[ फा . सं . 19 /31/बैलगांम / सी / डीई/93/ 939 / डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 


डी . आर. मेहरा , अपर सचिव 


6895L/-000/ 


238 

THE GAZETTE OF INDIA :MARCH 17 , 2001/PHALGUNA 26 , 1922 [ PART II - SEc. 4] 

New Delhi, the 28th February , 2001 
S . R . O . 38 . - In pursuance of Sub -Section (7) of Section 13 of the Cantonments Act 1924 (2 of 1924 ) The 
Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Belgaum 
by reason of acceptance by the General Officer Commanding - in -Chief, Southern Command of resignation of Lt. Col. 
Satbir Singh. 

[ F. No. 19 /31/ Belgaum/ C/DE/ 93/ 939/ D ( Q & C )] 

D . R. MEHRA, Under Secy . 
नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2001 
का. नि . आ . 39. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) को धारा 13 की उपधारा (7 ) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा 
अषिसधित करती है कि स्टेशन कमांडर, बेलगांम ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ख ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए कर्नल अविनाश कौल को छावनी बोर्ड बेलगांम का सदस्य मनोनीत किया है । पह मनोनयन ले. कर्नल सतबीर सिंह के स्थान पर किया गया 
है । जिनका त्याग पत्र स्वीकृत हो चुका है । 

[ फा. सं. 19/31/बैलगांम / सी/ डीई/ 93/ 939/ सी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव 
New Delhi, the 28th February , 2001 
S. R. O . 39.---In pursuance of Sub- Section ( 7) of Section 13 of the Cantonments Act 1924 ( 2 of 1924) the 
Central Government hereby notifies that Col, Abinash Kaul has been nominated as a member of the Cantonment 
Board Belgaum by the Station Commander Belgaum in exercise of the powers conferred under Clause (e ) of Sub 
Section (3 ) of Section 13 of that Act vice Lt. Col. Satbir Singh whose resignation has been accepted . 

[ F. No. 19/ 31/ Belgaum/ C/ DE/ 93/ 939 / D ( Q & C )] 

___ D . R. MEHRA, Under Secy . 
मई दिल्ली, 27 फरवरी, 2001 
का . नि . आ . 40. - छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार एतदद्वारा 
अधिसचित करती है कि जनरल ऑफिसर कमांडिंग- इन - चीफ , दक्षिण कमान द्वारा ले . कर्मल के . एस. बाल का त्याग पत्र स्वीकृत कर लिए जाने 
के कारण छावनी परिषद, फिरकी में सदस्य का एक पद रिक्त हो गया है । 

[ फा. सं. 19 /33/किरकी/ सी /डीई/991884/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी. आर. मेहरा, अपर सचिव 
New Delhi, the 27th February , 2001 
S. R . O . 40 .--- In pursuance of Sub - Section (7 ) of Section 13 of the Cantonments Act 1924 (2 of 1924 ) the 
Central Government hereby notifies that a vacancy has occurred in the membership of the Cantonment Board Kirkec 
by reason of acceptance by the General Officer Commanding - in - Chief Southern Command of resignation of Lt. Col. 
K . S . Bal. 

[ F. No. 19/33/ Kirkee/ C /DE/ 99/ 884/ D ( Q & C )] 

D . R . MEHRA, Under Secy . 
नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2001 
का . नि . आ . 41. -- छावनी अधिनियम , 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार एतद्द्वारा 
अधिसषित करती है कि स्टेशन कमांडर, किरकी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ख ) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते 
हए लेफ्टिनेन्ट कर्नल के . के . राय को छावनी बोर्ड किरकी का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन ले. कर्नल के . एस . बाल के स्थान पर किया 
गया है । जिनका त्याग पत्र स्वीकृत हो चुका है । 

[ फा. सं. 19 /33/किरकी/ सी/ डीई/ 99 / 884/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी. आर. मेहरा, अवर सचिव 


[ भाग II - खण्ड 4 ] 


भारत का राजपत्र : मार्च 17, 2001/ फाल्गुम 26 , 1922 


239 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


New Delhi, the 27th February, 2001 
S. R. O . 41. -- In pursuance of Sub - Section ( 7 ) of Section 13 of the Cantonments Act 1924 ( 2 of 1924) the 
Central Government hereby notifies that Lt. Col. K , K . Rai has been nominated as a member of the Cantonment Board 
Kirko by thc Station Commander Kirkee in cxercise of the powers conferred under Clause (e ) of Sub -Section (3 ) of 
Section 13 of that Act vice Lt. Col. K . S . Bal whose resignation has been accepted . 

[ F. No. 19/ 33/ Kirkee/ C / DE/ 99/ 884/ D ( Q & C )] 

D . R . MEHRA, Under Secy . 
मई दिल्ली, 27 फरवरी, 2001 
का . नि . आ . 42. - छावनी अधिनियम, 1924 ( 1924 का 2 ) की धारा 13 की उपधारा ( 7 ) के अनुसरण में केंद्रीय सरकार एतद्वारा 
अधिसूचित करती है कि जिलाधीश कांचीपुरम मे उक्त अधिनियम की धारा 13 को उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( ख ) में प्रदत्त शकिायों का प्रयोग करते 
हुए श्री एम. के . सुग्रामनियन, तहसीलदार तम्बाराम को छावनी बोर्ड सेंट थामस मांउट का सदस्य मनोनीत किया है । यह मनोनयन श्री बी . के . 
श्रीनिवासन के स्थान पर किया गया है । जिनका त्यागपत्र स्वीकृत हो चुका है । 
का . नि . आ . संख्या 18 दिनांक 18 - 12 - 1999 जो कि 19 - 2 - 2000 को प्रकाशित हुआ था को निरस्त किया जाता है । 

__ [ फा. सं. 19 /25 /सेंट थामस माउंट / सी/ डीई/ 96 / 868/ डी ( क्यू एण्ड सी ) ] 

डी . आर. मेहरा, अवर सचिव 


New Delhi, the 27th February , 2001 
S . R . O . 42 . — In pursuance of Sub -Section (7 ) of Section 13 of the Cantonments Act 1924 (2 of 1924 ) the 
Central Government hereby notifics that Shri M . K . Subramaniyan . Tchsildar, Tambaram has been nominated as a 
member of the Cantonment Board St. Thomas Mount by the District Collector Kanchipuram in exercise of the 
powers conferred under Clausc (6 ) of Sub -Section ( 3) of Section 13 of that Act vice Shri V . K . Srinivasan , Tehsildar 
whose resignation has been accepted . 
S. R. O. No. 18 dated 18- 12-1999 published on 19 -2- 2000 is hereby cancelled . 

[ F. No. 19 /25/ St. Thomas Mount / C / DE/ 96 / 868/ D ( Q & C )] 

D . R .MEHRA ; Under Secy . 


Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi - 110054. 


imaly on Nare one of this na porn in 


Nepali londo 


